निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 197 ) 


23 वैशाख 1931 ( श ) 
पटना , बुधवार , 13 मई 2009 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

14 अप्रील 2009 
सं0 बी1 - 3 - 137 / 2009 -18 — लोक सभा आम निर्वाचन, 2009 के अवसर पर मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के 
लिए निर्वाचक फोटो पहचान - पत्रों के प्रयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सं0 3/ 4/ID2009/SDR दिनांक 
13 अप्रील 2009 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात कुमार गुप्ता, 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 13 मई 2009 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 10001 / दिनांक 13 अप्रैल, 2009 

आदेश 
सं0 3 / 4 / आई. डी ./ 2009 / एस. डी . आर.- आयोग के दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के आदेश सं0 3 / 4 / आई. डी / 2009 / एस. 
डी. आर. के क्रम में आयोग यह निदेश देता है कि बिहार राज्य में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान स्थापित 
करने के लिए एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था द्वारा 01 सितम्बर 2008 को या उससे पूर्व जारी छात्र 
फोटो पहचान पत्र के प्रयोग की भी अनुमति दी जाएगी । 

2. छात्र पहचान पत्र, पहचान स्थापित करने के दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते : 

( क ) मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था द्वारा केवल 01. 09 .2008 तक जारी पहान पत्रों की अनुमति दी जाएगी । 
( ख ) पहचान के लिए छात्र पहचान पत्र प्रस्तुत करने वाले निर्वाचक के लिए उस पहचान पत्र की छायाप्रति लाना 

अनिवार्य होगा, जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा रख लिया जाएगा । मतदान के पश्चात् इन छायाप्रतियों को एक 

पृथक लिफाफे में सील कर दिया जाएगा तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ भेज दिया जाएगा । 
3. उपर्युक्त दस्तावेज, आयोग के दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के आदेश के पैरा 9 में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त होंगे । 

आदेश से , 
के0 एफ0 विल्फ्रेड, 

सचिव । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001/Dated 13th April, 2009 

ORDER 
No. 3/ 4/ID / 2009 /SDR — In continuation of the Commission s Order No . 
3 /4 / ID /2009/SDR , dated 6th April, 2009, the Commission directs that the " Student photo 
identity card issued by recognized educational institutional on or before 1st 
September 2008 ” shall also be permitted as an additional document for establishing the 
identity of electors at the General Election to the House of the People in the State of 
Bihar. 

2 . The student identity card will be accepted as an identification document subject 
to the following conditions : 

(a ) Only the student identity cards issued up to 1st September 2008 by 

recognized educational institutions shall be permitted . 
(b ) It would be mandatory for an elector producing the student identity card for 

identification to bring photocopy of the card , which will be retained by the 
Presiding officer . After the close of poll, these copies will be sealed in a 

separate cover and sent along with other election papers . 

3. The abovementioned document is in addition to the documents listed at Para 9 
of the Commission s Order dated 64 April 2009. 

By Order, 
K . F. WILFRED , 

Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 197 - 571+ 300 -डी0टी0पी0 । 


